इसे वेबसाईट www. govtpressmp . nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्य प्र 


सत्य मेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 597 ] 


भोपाल , बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2014 - अग्रहायण 26, शक 1936 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014 
क्र . एफ - 16 - 02 - 2014- बाईस - पं.- 2. - मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 93 के अन्तर्गत 
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 309 - 126-- बाईस - पं . - 2 - 94, दिनांक 5 मार्च 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैं , रघुवीर श्रीवास्तव , आयुक्त - सह - संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश एतद्द्वारा, धारा 32 ( 2 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत ( उप 
सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश की 51 जिला पंचायतों के 
अध्यक्ष पद पर वर्गवार अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या 
निम्नानुसार अवधारित करता हूँ : 
( 1 ) अनुसूचित जातियों के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या 

- 08 
( 2 ) अनुसूचित जनजातियों के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या - --- 14 
( 3 ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या 
( 4 ) महिलाओं के लिये अध्यक्ष पदों की संख्या 

- 

26 
यह और भी विहित प्रक्रिया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग हेतु जनसंख्या के अवरोही क्रम से आरक्षण तथा 
अन्य पिछड़े प्रवर्ग तथा विभिन्न प्रवर्ग की महिलाओं का आरक्षण चक्रानुक्रम के अनुसार लॉट निकाल कर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 
( दो ) में उल्लेखित प्रवर्गों के लिये उनके समक्ष सारणी के स्तम्भ ( तीन ) में अंकित जिले तथा स्तम्भ ( चार ) में दर्शित जिले संबंधित 
प्रवर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित करता हूं . 

सारणी 
क्रमांक 

आरक्षित जिले 

स्तम्भ ( 2 ) में अंकित वर्ग की महिलाओं के लिए 

स्तम्भ ( 3 ) में अंकित जिलों में से आरक्षित जिले 
( 1 ) 

( 3 ) 


वर्ग 


( 2 ) 


( 4 ) 


__ 1 . 


अनुसूचित जाति 


1. दतिया 
2. आगर - मालवा 
3. शाजापुर 
4. सीहोर 


तलंio 


1 . उज्जैन 
2. दतिया 

आगर - मालवा 
टीकमगढ़ 
शाजापुर 

छतरपुर 
7. भिण्ड 
8. सीहोर 


1193 


1194 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2014 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2. 


अनुसूचित जनजाति 


1. बड़वानी 
2. डिण्डौरी 
3. 

मण्डला 
धार 
छिन्दवाड़ा 
खरगौन 
खण्डवा 


-NoFiooooot- 

NoFioooo 


अन्य पिछड़े वर्ग 


1 . 
2 . 


Nintnon 


1. अलीराजपुर 

बड़वानी 
झाबुआ 
डिण्डौरी 
मण्डला 
धार 
अनूपपुर 
शहडोल 

उमरिया 
10. बैतूल 

छिन्दवाड़ा 
12. खरगौन 

रतलाम 
14. खण्डवा 
1. भोपाल 
2. हरदा 
3. मुरैना 
4 . राजगढ़ 

नरसिंहपुर 

अशोकनगर 
7 . शिवपुरी 

बुरहानपुर 
विदिशा 
सतना 

कटनी 
12 . श्योपुर 
13. होशंगाबाद 
1. इन्दौर 
2. ग्वालियर 

रीवा 

नीमच 
5. रायसेन 
6 . पन्ना 

जबलपुर 
8. देवास 
9. सिंगरौली 

बालाघाट 
11. सागर 
12. गुना 
13. सिवनी 
14. दमोह 
15. सीधी 
16. मंदसौर 


हरदा 
राजगढ़ 
अशोकनगर 
शिवपुरी 
बुरहानपुर 
सतना 
कटनी 


अनारक्षित 


ciFi 


1 . इन्दौर 

नीमच 
रायसेन 
जबलपुर 
बालाघाट 
सागर 

गुना 
8. सिवनी 


रघुवीर श्रीवास्तव , आयुक्त . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---- 2014 . 


